निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


R 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 908) पटना , सोमवार , 8 अक्तूबर 2018 


सं० को0प्र0 /विविध -02/ 2018- 7459 

वित्त विभाग 


संकल्प 

8 अक्तूबर 2018 
विषयः राज्य सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत स्थापित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम 

लिमिटेड के राज्य स्तरीय कार्यालय में पदों के सृजन के संबंध में । 

बिहार स्टूडेन्ट केडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को ससमय ऋण 
की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के स्थान पर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड का 
गठन किया गया है । उक्त निगम को कंपनी अधिनियम 2013 ( 18 of 2013 ) के अधीन 
सरकारी कंपनी के रूप में निबंधित किया गया है । 

2 . बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड , पटना को सुचारू रूप से कार्य संचालन 
एवं कार्यालय प्रबंधन हेतु निम्नांकित पदों का सृजन किया गया है : 
पद का नाम कुल पदों मासिक 

स्त्रोत 
की संख्या पारिश्रमिक ₹ 


क्र० 


2 
मुख्य कार्यपालक 


01 


53,000 


पदाधिकारी - सह - प्रबंध 
निदेशक के आप्त सचिव 


राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति 
पर या संविदा पर सेवानिवृत्त 
प्रधान आप्त सचिव/ आप्त 

सचिव 
राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति 
पर या सेवाप्रदाता के माध्यम 

से आउटसोर्सड 


कार्यालय परिचारी 


04 


16, 118 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 अक्तूबर 2018 
3 . उपरोक्त कंडिका -2 के कम संख्या 1 एवं 2 में अंकित पदों पर प्रतिनियुक्ति राज्य 
सरकार के द्वारा अथवा संविदा / आउटसोर्सिंग के माध्यम से निगम द्वारा की जाएगी । 

___ 4. संविदा के आधार पर नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना द्वारा 
समय - समय पर निर्गत अनुदेश में निर्धारित मापदंड के आधार पर की जायेगी । । 

5 . राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मियों को पैतृक विभाग से प्राप्त वेतन , 
भत्तों एवं अन्य लाभ सहित निगम में अनुमान्य प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा , जो राज्य सरकार से 
अन्यून होगा । 

6 . उपर्युक्त सभी पद प्रतिनियुक्ति / संविदा पर सृजित होंगे तथा राज्य सरकार के 
स्थायी स्थापना के भाग नहीं होंगे । इन पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मी सरकारी सेवक नहीं 
माने जायेंगे तथा उनके सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा स्वीकार नहीं होगा । 

7 . प्रस्तावित व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा प्रदत अनुदान एवं अन्य स्त्रोत से 
प्राप्त आय से की जायेगी । इसके लिए राशि का विकलन मांग सं0 - 12 के अन्तर्गत बजट शीर्ष 
2202031900101 से की जाएगी । 

8 . प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अंक में 
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 908 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


